पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


-- 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2016 ई0 (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत्) [ संख्या -19 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


खण्ड -17 ] 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


... 


3075 


261-268 


1500 


469-478 


1500 


975 


- 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


129 


975 


1425 


261 - क 


--- 


-................ 


262 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई, 2016 ई ० ( बैशाख 17, 1938 शक सम्वत्) 


भाग 1 


भाग 1 


4 . 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -4 

अधिसूचना 

30 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 320 / बीस -4 / 2016-1(73) / 2008 - श्री राज्यपाल महोदय , उ 0 प्र 0 जेल मैनुअल के अध्याय -25 के 
प्रस्तर -669 एवं प्रस्तर -671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री अजमल हुसैन पुत्र स्व 0 मजहर हुसैन , निवासी मुल्तान 
मंजिल , तल्लीताल , नैनीताल को जिला कारागार, नैनीताल का अशासकीय पर्यवेक्षक ( जेल विजिटर ) के रूप में नियुक्त 
किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा इनकी नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 
दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक , जो भी पहले घटित हो , तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें 
अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक / मानदेय देय नहीं होगा । 

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षक 4 बजे अपरान्ह 
के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा । किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षक की अवधि 
जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी । अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे 
अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षक न करें , क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है । 

कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे 
अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी -बारी से पर्यवेक्षक करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो 
या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक, कारागार का पर्यवेक्षण करने का इकदार नहीं होंगे । 
अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और 
मार्गदर्शक दल रहे । 

अधिसूचना 

30 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 321 / बीस -4 / 2016--1 ( 73 ) / 2008 - श्री राज्यपाल महोदय, उ 0 प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय -25 के 
प्रस्तर -669 एवं प्रस्तर -671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री चन्द्रशेखर जोशी पुत्र श्री रामदत्त जोशी, 198, बड़ा 
बाजार, मल्लीताल , नैनीताल को जिला कारागार, नैनीताल का अशासकीय पर्यवेक्षक ( जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त 
किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा इनकी नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 
दो वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो , तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें 
अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक / मानदेय देय नहीं होगा । 

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षक 4 बजे अपरान्ह 
के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा । किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षक की अवधि 
जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी । अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे 
अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षक न करें , क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है । 

कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे 
अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी - बारी से पर्यवेक्षक करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो 
या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक , कारागार का पर्यवेक्षण करने का इकदार नहीं होंगे । 
अधीक्षक, कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और 
मार्गदर्शक दल रहे । 


4 . 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


263 


भाग 1]] उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई ० (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

गृह अनुभाग -1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

21 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 489 / Xx (1 )-2016-2( 25 ) 2004 टी 0 सी 0 I भारतीय पुलिस सेवा , उत्तराखण्ड संवर्ग के आई 0 पी 0 एस 0 
अधिकारी, श्री एम0 ए0 गणपति, आई0 पी 0 एस0– RR - 1986, को अपर पुलिस महानिदेशक, वेतनमान ₹ 67,000-79,000 
(वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 प्रतिशत), के पद से महानिदेशक स्तर के निःसंवर्गीय पद वेतनमान HAG + ₹ 75,500-80,000 
( वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3 प्रतिशत), के पद पर, सम्यक् विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से , एतद्वारा पदोन्नति प्रदान किये 
जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
2. कृपया सम्बन्धित अधिकारी उक्त पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण करने का कष्ट करें । 

आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार , 

प्रमुख सचिव । 


प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग -1 

विज्ञप्ति /नियुक्ति 

08 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 430 / XLI - 1 / 16-104 / 14- प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक 
संस्थानों में सीधी भर्ती के प्रवक्ता, ऑटोमोबाइल के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये 
गये निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को श्री राज्यपाल महोदय उनके सम्मुख कॉलम -4 में निर्दिष्ट 
राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से पैरा -2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने 
की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
अभ्यर्थी का नाम पत्र व्यवहार का पता 

तैनाती स्थल 


क्र ० संव 


4 


1 


2 


3 


1 . 


श्री मोहित तिवारी 


राजकीय पॉलिटेक्निक , 
देहरादून 


मोहित तिवारी, प्रवक्ता ( ऑटोमोबाइल ) , 
बी ० एस ० एक 0 पॉलिटेक्निक , 
आर0 आई 0 टी 0 सी 0एस0 एम 0 टी 0 , 
सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर , 
ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन -475005 


2 . 


श्री हर्षवर्धन शर्मा 


830 /1A , Pushpanjli Vihar,Mahavir Enclave , 
Roorkee , Haridwar- 247667 


राजकीय पॉलिटेक्निक , 
श्रीनगर 


3 . 


श्री आशुतोष नयन नौटियाल 


राजकीय पॉलिटेक्निक , 
श्रीनगर 


167 / ए , एम 0 एम0 डी 0 ए0 कॉलोनी , 
एम ० आई ० जी ०, इन्द्रापुरम , 
जी 0 एम 0 एस0 रोड, माजरा, देहरादून 
श्री नवीन पुत्र श्री नागेन्द्र प्रसाद सेमवाल , 
एस 0एस 0 आर0 जी 0 आई0 सी 0, नैनबाग , 
टिहरी गढ़वाल , उत्तराखण्ड, पिन -249186 


4 . 


श्री नवीन 


राजकीय पॉलिटेक्निक , 
देहरादून 


264 


: 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई० (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित 
अधिकारी सेवा नियमावली, 2009 के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो 
समय - समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी: 
( 2.1 ) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन , आरक्षित श्रेणी 

सम्बन्धी प्रमाण - पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य / रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित 

अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी । 
( 2.2) सम्बन्धित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति - पत्र जारी होने की तिथि से 

एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा 

निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे । 
( 2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन 

सुनिश्चित किया जाना होगा । 
3. तैनाती स्थल / संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण - पत्र शासन में प्रस्तुत करने 
अनिवार्य होंगे , तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी: 

( 3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
(3.2 ) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हो । 
( 3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा - पत्र । 
(3.4) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ - पत्र । 
( 3.5 ) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट -1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण - पत्र । 
( 3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों , किन्तु उनके संबंधित न हों , के द्वारा जारी 

प्रमाण - पत्र । 
( 3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण - पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति । 
( 3.8) लिखित रूप से एक “ Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा 

चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति 

निरस्त समझी जाय । 
(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण - पत्रों की जाँच, संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के 

उपरान्त यदि कोई प्रमाण - पत्र जाली / त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन / नियुक्ति 

निरस्त समझी जायेगी । 

यह नियुक्ति / तैनाती मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या -221 / एसबी / 2015, 
तुषार कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या -222 / एसबी / 2015, स्वाती थपलियाल बनाम 
उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या -255 / एसबी / 2015, राजीव पुष्पांकर बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं 
अन्य में पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी । 

अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित प्रवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त 
पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं , तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर -1 में निर्दिष्ट तालिका के 
कॉलम -4 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें , अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद 
का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं । तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही 
नियमानुसार की जायेगी । 

आज्ञा से , 


4 . 


5 . 


ओम प्रकाश, 


प्रमुख सचिव । 


265 


भाग 1 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई 0 (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

ग्राम्य विकास अनुभाग 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 

22 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 358 / XI / 16 / 53 (86 ) 2012 - ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत प्रशिक्षण संवर्ग के निम्नलिखित 
वरिष्ठ प्रशिक्षकों को प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400, के पद पर कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता हैं : 


1 . 


श्री रामवीर सिंह 


2. श्री अशरफ हुसैन खान 
3. श्रीमती मंजू सिंह 
4. श्री विजय शंकर शुक्ला 

श्री शशिमौल पाठक 


5 . 


6 . 


2 . 


श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता 

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर पदोन्नत उक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत 
किये जायेंगे । 

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे । 


मनीषा पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -4 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

01 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 328 / XXXI(4) 16--06(विविध ) 2015 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत 
श्री विशम्बर सिंह बिष्ट , निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव वेतनमान ₹ 15,600-39,100 
ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 
01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. श्री विशम्बर सिंह बिष्ट अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान 
पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0 ) अनुभाग -4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने 
की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

3. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की 
स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 

आज्ञा से , 
आर 0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


266 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई, 2016 ई ० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग -1 

आदेश / पदोन्नति 

01 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 289 / XIV - 1 / 2016-3 (54 ) 2010 - सहकारिता विभाग में सहायक निबन्धक के पद पर मौलिक रूप 
से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण कर की तिथि से उप निबन्धक , 
सहकारिता (वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6600 ) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने 
की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


1. श्री आनन्द अमृतराज दत्त शुक्ल 


2. श्री नीरज बेलवाल 


3. श्री मंगलाप्रसाद त्रिपाठी 


2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उप निबन्धक , सहकारी समितियाँ , उत्तराखण्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण 
करने की तिथि से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है । 

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती निबन्धक, सहकारी समितियाँ, मुख्यालय, अल्मोड़ा कार्यालय पर 
की जाती है । 


आज्ञा से , 


विजय कुमार ढौंडियाल , 

सचिव । 


2 . 


सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

07 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 639 / XXXI(1) / 2016- पदो0-06 / 12 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री चिरंजी लाल, 
अनुभाग अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव , वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600, के रिक्त 
पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए परिवहन एवं नागरिक उड्डयन विभाग 
में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री चिरंजी लाल, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा 
जाता है । 

उक्त पदोन्नति मा 0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, 
अहमद अली व अन्य बनाम राज्य, मा 0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड , नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 146 
एस0 बी 0 / 2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा 0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित 
विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा 
मा 0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में रिट याचिका संख्या क्रमशः 270 (एस 0 बी 0) / 2015, शैलेन्द्र कुमार पन्त 
बनाम राज्य व अन्य, 271 (एस 0 बी 0 ) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य 272 (एस 0 बी 0) / 2015 , 
रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0 बी 0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं 274 
( एस 0 बी 0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


3 . 


267 


भाग 1]] 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई 0 ( बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुत्तियों के अनुसार यदि 
उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आबंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 

5. श्री चिरंजी लाल , अनुसचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार 
ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें । 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

07 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 2756 / XXXI(1) / 2016- पदो०-06 / 12 - उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री केवलानन्द उपाध्याय, 
अनु सचिव को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान ₹ 15,600-39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600, के रिक्त पद पर 
कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा सुराज 
एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री उपाध्याय, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

3. उक्त पदोन्नति मा ० लोक सेवा अधिकरण , देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, 
अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा ० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या क्रमशः 270 
( एस0 बी 0 ) / 2015, शैलेन्द्र कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271 ( एस 0 बी 0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व 
अन्य 272 (एस0 बी 0) / 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273 (एस0 बी 0) / 2015 , धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम 
राज्य व अन्य एवं 274 ( एस 0 बी 0 ) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तिम निर्णय के अधीन 
होगी । 

4. उक्त के अतिरिक्त मा 0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उ0 प्र 0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2005 में 
पारित निर्णय दिनांक 08-05-2015 के विरूद्ध मा 0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 
23254/2015 हरि शंकर तिवारी व अन्य बनाम उ 0 प्र 0 राज्य तथा उ 0 प्र0 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08-09-2015 के 
परिपेक्ष्य में मा ० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828 (एस / एस ) / 2015 
डॉ किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ 0 प्र 0 राज्य व अन्य में मा ० न्यायालयों के पारित होने वाले अंतिम निर्णय एवं इस 
सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 
24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन / संशोधन किया जाता है , तो तद्नुसार उक्त पदोन्नति में आवश्यक 
परिवर्तन / संशोधन किया जाएगा । इस सम्बन्ध में श्री उपाध्याय का किसी प्रकार का कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा । 

5. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आबंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित 
किया जायेगा । 

6. श्री उपाध्याय, उप सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार 
ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें । 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


268 


1 . 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई० (बैशाख 17. 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
चिकित्सा अनुभाग -3 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

11 अप्रैल, 2016 ई ० 
संख्या 216 / XXVIll - 3-2016-15 / 2016- अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला, रूद्रपुर में वरिष्ठ 
विश्लेषक - खाद्य वेतनमान ₹ 15,600-39,100 ग्रेड - पे ₹ 5,400 के 01 रिक्त पद (अनारक्षित ) पर लोक सेवा आयोग , 
उत्तराखण्ड , हरिद्वार द्वारा चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री मनोरंजन कुमार पुत्र श्री रामाधार शर्मा, 
395 जनाना मार्ग , 6 ठी क्रास, सिद्धार्थ नगर, ले - आउट , मैसूर, कर्नाटक को राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला , 
रूद्रपुर में वरिष्ठ विश्लेषक - खाद्य वेतनमान ₹ 15,600-39,100 ग्रेड - पे ₹ 5,400 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 
से निम्नलिखित शर्तों के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल 
महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है : 

उक्त अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा 
स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी । 
स्वास्थ्य परीक्षण में नियुक्ति हेतु अनुपयुक्त पाये जाने पर उनकी यह नियुक्ति निरस्त कर दी 
जायेगी । 
उक्तानुसार नियुक्त वरिष्ठ विश्लेषक - खाद्य को निर्धारित वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय - समय 
पर जारी किये गये शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि देय होंगे । 
नव नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण 
करना होगा तथा उन्हें सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष कार्यभार ग्रहण करते समय 
निम्नलिखित प्रमाण - पत्र प्रस्तुत किये जाने होंगे : 
( 1) अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा - पत्र । 
( 2) शैक्षिक अभिलेख ( मूल रूप में ) । 
( 3 ) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण - पत्र । 
( 4 ) एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने का घोषणा - पत्र । 
( 5) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण - पत्र । 
नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा । 
उक्त नियुक्त अभ्यर्थी की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठताक्रम के आधार पर संगत सेवा 
नियमों 

अनुसार अवधारित की जायेगी । 
पद पर मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ विश्लेषक - खाद्य को उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग विश्लेषक ( लोक / राजकीय विश्लेषक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक अधिकारी / सहायक 
प्रयोगशाला ) सेवा नियमावली, 2011 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा 
अवधि पर रखा जायेगा । 

आज्ञा से , 
डा 0 भूपिन्दर कौर औलख, 

सचिव । 
पी ० एस ० यू ० ( आर 0 ई 0) 19 हिन्दी गजट / 230 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


4 . 


5 . 


6 . 


पंजीकरण संख्या - यू ०ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2016 ई0 (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHANDAT NAINITAL 

NOTIFICATION 

March 23 , 2016 
No. 50 /UHC / Admin.A / 2016 -- In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the 
Constitution of India and all other powers enabling in thatbehalf, Hon ble the Chief Justice has been pleased to 
make the following amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct) 
Rules 1976 , applicable to High Court of Uttarakhand ,Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000 : 

Amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and 
conduct ) Rules, 1976, as applicable to High Court of Uttarakhand vide Section 30 of 

U.P. Reorganization Act, 2000 . 


Rule No. 


Existing Rule 


Amendment 


Deleted 


Criterion 

ion- Crit for selection for 
promotion to the posts referred to in Rule 13 shall 

be meritwith due regard to seniority . 
This amendment will come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 

Sd / 
RegistrarGeneral. 


469 - ख 


470 


BRUG "TUT, 07 H8 , 2016 o (dere 17 , 1938 91 490 ) 

{ETT 1-5 
NOTIFICATION 

March 31, 2016 
No. 53/UHC /XIV /71/ Admin.A /2003--Ms. Neena Aggarwal, Addl. District & Sessions Judge /Special 
Judge (POCSO ),Dehradun is hereby sanctioned Child care leave for 22 days w.e.f. 01.03.2016 to 22.03.2016 with 
permission to suffix 23.03.2016 & 24.03.2016 as Holiholidays . 

By Order of Hon ble the Vacation Judge, 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 04 , 2016 
No. 54 /UHC /XIV - a / 35 /Admin.A /2013 -- Sri Akhilesh Kumar Pandey, Civil Judge (Jr, Div.), Tanakpur, 
District Champawat is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 15.02.2016 to 05.03.2016 with permission 
to suffix 06.03.2016 & 07.03.2016 as Sunday and Maha Shivratri holidays respectively . 


NOTIFICATION 

April 04 , 2016 
No. 55 /UHC /XIV / 9 /Admin.A / 2008 -- Sri Chandramani Rai, Chief JudicialMagistrate , Tehri Garhwal is 
hereby sanctioned earned leave for 37 days w.e.f. 15.02.2016 to 22.03.2016 with permission to prifix 14.02.2016 
as Sunday holiday and to suffix 23.03.2016 & 24.03.2016 as Holi holidays . 

By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 05 , 2016 
No. 56 /UHC /XIV - a /46 /Admin.A /2012-- Sri Sanjeev Kumar, Civil Judge (Jr. Div .), Tharali, District Chamoli 
is hereby sanctioned earned leave for 22 days w.e.f. 01.03.2016 to 22.03.2016 with permission to suffix 23.03.2016 
& 24.03.2016 as Holi holidays. 


NOTIFICATION 

April 06 , 2016 
No. 57/XIV /79 /Admin.A /2003 -- Smt. Neelam Ratra ,Additional District & Sessions Judge/F.T.C .(POCSO ), 
Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned Child care leave for 38 days w.e.f. 22.02.2016 to 30.03.2016 with 
permission to prefix 21.02.2016 as Sunday holiday,in terms of OfficeMemorandum No. 11 /XXVII (7 ) 34/2011,date 
30.05.2011 issued by Government of Utttarakhand . 

By Order of Hon ble the Vacation Judge, 

Sd / 
Registrar (Inspection ). 


NOTIFICATION 

April 06 , 2016 
No. 58 /UHC /XIV /64/Admin.A --Smt. Sujata Singh , 1st Addl.District Judge ,Nainital is hereby sanctioned 
earned leave for 15 days w.e.f. 17.03.2016 to 31.03.2016 . 

By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd / 
Registrar ( Inspection ). 


471 


भाग 1 

1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 07 मई , 2016 ई० (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़ 
कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

04 अप्रैल, 2016 ई ० 


05 


पत्रांक 130 ( VII) / एक - 01-2012 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज ( जूनियर डिवीजन ), 
पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 1254 / XIV- a/ 42- Admin.A/ 2012 
दिनांक 21 मार्च, 2016 से स्वीकृत दिनांक 21-03-2016 से 02-04-2016 तक [दिनांक 20-03-2016 (रविवार ) 
पूर्वयोजित एवं 03-04-2016 (रविवार ) पश्च योजित करते हुये ] के उपार्जित अवकाश उपभोग करने उपरान्त आज 
दिनांक 04-04-2016 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 

अविनाश कुमार श्रीवास्तव , 
ह 0 ( अस्पष्ट ) 

सिविल जज ( जूनियर डिवीजन). 
जनपद न्यायाधीश, 

पिथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


-- 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 

05 अप्रैल, 2016 ई ० 
पत्रांक 131 ( VII ) / एक - 03-2014 - प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , पिथौरागढ़ 
का पदभार माननीय उच्च न्यायालय , उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 715 / XIV - 4/ Admin.A/ 2008 , 
दिनांक 24 फरवरी, 2016 के द्वारा दिनांक 08-03-2016 से दिनांक 26-03-2016 तक (दिनांक 06-03-2016 व 
07-03-2016 रविवार एवं महा शिवरात्रि अवकाश को पूर्वयोजित करते हुये ) एवं माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड , 
नैनीताल के पत्र संख्या 1400 / XIV- 4/ Admin.A/ 2008, दिनांक 31 मार्च, 2016 के द्वारा दिनांक 27-03-2016 से 
दिनांक 02-04-2016 तक (दिनांक 03-04-2016 रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुये ) अर्जित अवकाश 
स्वीकृत होने के फलस्वरूप अर्जित अवकाश का उपभोग करने उपरान्त आज दिनांक 04-04-2016 के पूर्वाह्न में ग्रहण 
किया गया । 
प्रतिहस्ताक्षरित , 

प्रतिभा तिवारी, 
ह 0 ( अस्पष्ट ) 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, 
जनपद न्यायाधीश, 

पथौरागढ़ । 
पिथौरागढ़ । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

21 मार्च, 2016 ई ० 
सं 0 24/2016/22(110 ) / XXVII(8) / 2008- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, " उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम , 2008 " ( अधिनियम सं 0 13. वर्ष 
2008 ) की धारा -4 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा -21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय , 
सहर्ष आदेश करते है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ-2 में विनिर्दिष्ट माल 
की प्रविष्टि पर अनुसूची के स्तम्भ -3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा 


472 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई, 2016 ई० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 


अधिसूची 


क्र ० सं ० 


माल का विवरण 


कर की दर 


2 


3 


1 . 


माल के मूल्य का 0.2 प्रतिशत 


बाहर से प्रान्त भीतर, किसी भी रूप में लाया 
गया सोना, जिसमें उसी रूप में या परिष्कृत कर 
या इससे आभूषण का निर्माण कर, विक्रय हेतु 
लाया गया, सोना सम्मिलित नहीं है । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 


. 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 24/2016/22(110 )/ 
XXVII (8 )/2008 , dated March 21, 2016 for general information . 

NOTIFICATION 

March 21, 2016 
No. 24/2016/22 (110) /XXVII (8 )/2008 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of" the Uttarakhand 
Tax on Entry of Goods Into Local Areas Act, 2008 " (Act No. 13 of 2008 ) read with section 21of the Uttar Pradesh 
General clause Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand ) the Governor is 
pleased to direct that, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette , the tax on 
entry of goods specified in column 2 of the Schedule below shall be levied and collected at the rate specified 
in column 3 of the Schedule 


SCHEDULE 


SI.No. 


Description ofGoods 


Rate of Tax 


1 


2 


3 


1 . 


0.2 Percent of the value of goods 


Gold in any form , brought into the State from 
outside the States , excluding the Gold brought 
for sale , in the same form or after refining or 
after manufacturing of jewellery from it. 


। 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 


भाग 1 - क 


473 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई ० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत्) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 


कार्यालय आदेश 


22 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 364 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / NLO5A-9230 / 2016- वाहन संख्या NLO5A-9230 मॉडल 1992 , चेसिस 
संख्या 364052510237 तथा इंजन नं 0 692002957890 कार्यालय में श्री मलकीत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी वार्ड 
नं 0 5 आवास विकास किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 16-03-2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या 
अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या NLO5A-9230 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 364052510237 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 


29 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 378 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR38-4251 / 2016-वाहन संख्या HR38-4251, मॉडल 1994 ए चेसिस 
संख्या 360324CVQ709125 तथा इंजन नं 0 697D23CVQ723604 कार्यालय में श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रतन सिंह, 
निवासी राजीव नगर, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 28-03-2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38-4251 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360324CVQ709125 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


. 


कार्यालय आदेश 


29 मार्च, 2016 ई ० 


पत्रांक 379 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UA06-1336 / 2016-वाहन संख्या UA06-1336, मॉडल 2000 , चेसिस 
संख्या 388046MZZ04063 तथा इंजन नं 0 00L62170090 कार्यालय में श्री करमजीत सिंह चौहान पुत्र श्री प्रेम सिंह चौहान, 
निवासी पीलीभीत रोड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 21.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 


474 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई ० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UA06-1336 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या 388046MZZ04063 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 

कार्यालय आदेश 

29 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 381 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1GB-1747 / 2016- वाहन संख्या DL1GB- 1747, मॉडल 1996, चेसिस 
संख्या 360324FTQ719322 तथा इंजन नं 0 697D23FTQ60430 कार्यालय में श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री अर्जुन सिंह , 
निवासी लक्ष्मी नारायण गली, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 21.03.2016 
को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना 
होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी 
करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का 
कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या DL1GB-1747 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360324FTQ719322 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 385 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UKO6CA-5652 / 2016- वाहन संख्या UK06CA-5652, मॉडल 2013 , 
चेसिस संख्या 13UK06030333 कार्यालय में श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री छोटे लाल, निवासी म0 नं 0 59 , झनकट सुनखेडा, 
नानकमत्ता, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ 
वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में 
संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UK06CA-5652 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 13UK06030333 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 386 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UKO6CA- 3283 / 2016-वाहन संख्या UKO6CA-3283, मॉडल 2011, 
चेसिस संख्या 11UK06012088 कार्यालय में श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह , निवासी वार्ड नं 0 2, सितारगंज , 
जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की 
मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने 
योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की 
आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


..... 


475 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 
अतः मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKOGCA- 3283 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 11UK06012088 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 387 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP78AN -5819 / 2016- वाहन संख्या UP78AN-5819, मॉडल 2003. 
चेसिस संख्या 373341CWZ709577 तथा इंजन नं 0 697TC45CWZ866907, कार्यालय में श्री नक्शे अली पुत्र श्री अपसर अली, 
निवासी म 0 नं 0 58 , ढीमरखेड़ा, गदरपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
22.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP78AN-5819 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 373341CWZ709577 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 388 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP02B- 6365 / 2016- वाहन संख्या UP02B-6365 , मॉडल 1995 , चेसिस 
संख्या 360044AVQ000965 तथा इंजन नं 0 697D24AVQ102621, कार्यालय में श्री अतुल कुमार ग्रोवर पुत्र 
श्री अंचल कुमार ग्रोवर, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, गली नं 0 6, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन 
स्वामी ने दिनांक 28.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु 
अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी 
द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के 
पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP020-6365 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360044AVQ000965 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 394 / टी 0 आर 0 / पंजी0 नि 0 / UP61-4207 / 2016-वाहन संख्या UP61-4207. मॉडल 1992 , चेसिस 
संख्या 36407340041, तथा इंजन नं 0 692001414567 कार्यालय में श्री बलकार सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह एवं श्री विनोद 
पुत्र श्री दारू सिंह, निवासी धनचोमा नकटपुरा, सितारगंज, ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UP61-4207 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या 36407340041 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


476 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई० (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

30 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 396 / टी 0 आर / पंजी० नि ० / UKO6CA- 2296 / 2016-वाहन संख्या UKO6CA- 2296, मॉडल 2011, 
चेसिस संख्या MA1YE2JEKB6C82886 तथा इंजन नं 0 JEB4C23172, कार्यालय में श्री ताहिर हुसैन पुत्र श्री फिदा हुसैन , 
निवासी म0 नं 0 1955 , अमरखुरदा , आंशिक खटीमा, ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
30.03.2016 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका 
वाहन पुराना होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6CA- 2296 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MA1YE2JEKB6C82886 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 397 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / HR38F-6258 / 2016-वाहन संख्या HR38F-6258, मॉडल 1995, चेसिस 
संख्या 360324KVQ009300 तथा इंजन नं 0 697D23HVQ134456, कार्यालय में श्री मोहित झा पुत्र श्री आर0 सी 0 झॉ , निवासी 
जुनेजा फार्म , देवरिया, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38F-6258 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360324KVQ009300 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 398 / टी ० आर० / पंजी0 नि 0 / HR38E- 1988 / 2016- वाहन संख्या HR38E-1988, मॉडल 1996, चेसिस 
संख्या 360090FTQ720252 तथा इंजन नं 0 697D24PTQ763398, कार्यालय में श्री साहिद खान पुत्र श्री हामिद खान , निवासी 
सहदौरा इस्लाम नगर, किच्छा , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38E-1988 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360090FTQ720252 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


. 


477 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 मई, 2016 ई ० (बैशाख 17 , 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 399 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / HR38D-2105 / 2016- वाहन संख्या HR38D- 2105 , मॉडल 1999 , चेसिस 
संख्या 373011CQQ706408 तथा इंजन नं 0 697D22CQQ721734, कार्यालय में श्री इरफान पुत्र श्री बुद्ध निवासी म 0 नं 0 
532, सहदौरा ईमामनगर, किच्छा, ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 29.03.2016 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38D -2105 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 373011CQQ706408 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 400 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / HR46-9575 / 2016-वाहन संख्या HR46-9575, मॉडल 1996, चेसिस 
संख्या 360324MUQ737179 तथा इंजन नं0 697D22L40806743, कार्यालय में मौ 0 गुफरान पुत्र श्री इजहार अहमद ,निवासी 
म 0 नं 0 1196, बंडिया आंशिक , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22.03.2016 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना 
होने के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन 
फाइनेन्स से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी 
करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का 
कोई औचित्य नहीं रहता है । 

मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR46-9575 का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस 
संख्या 360324MUQ737179 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 401 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / DL1GA- 8705 / 2016- वाहन संख्या DL1GA-8705 , मॉडल 1995, चेसिस 
संख्या 360324GUQ721640 तथा इंजन नं 0 697D23GUQ761580, कार्यालय में श्री असफाक खान पुत्र श्री सत्तार खान , 
निवासी छोटी मस्जिद, किच्छा , ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26.03.2016 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने 
के कारण मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स 
से मुक्त है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने 
हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई 
औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या DL1GA- 8705 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 360324GUQ721640 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


अतः, 


478 


. 


उत्तराखण्ड गजट , 07 मई , 2016 ई ० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

31 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 402 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / HR38B- 2167 / 2016- वाहन संख्या HR38B- 2167 , 

मॉडल 1996. 

चेसिस 
संख्या 373012JTQ124570 तथा इंजन नं 0 697D22JTQ143526, कार्यालय में श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री राम सिंह, निवासी 
आदर्श कॉलोनी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 31.03.2016 को आवेदन - पत्र 
के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण 
मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है । वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त 
है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके 
कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं 
रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या HR38B-2167 का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या 373012JTQ124570 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन ), उत्तरकाशी 

आदेश 


- 
. 
. 
.. 


21 मार्च, 2016 ई ० 
पत्रांक 137 / लाइसेन्स निलम्बन / प्रशासन / 2015-16 - सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),टिहरी 
के पत्र सं0-705 / प्रवर्तन / लाइसेंस / 2016, दिनांक 18-01-2016 के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह रजवार पुत्र 
श्री कृपाल सिंह रजवार, निवासी ग्राम -नाल्ड बौंधार, भटवाडी, उत्तरकाशी द्वारा दिनांक 28-09-2015 को चेकिंग के 
दौरान क्षमता से अधिक सवारी ले जाने के सन्दर्भ में लाइसेन्स संख्या UK- 1020080002309 , जो कि व्यवसायिक वाहन 
चलाने हेतु दिनांक 04-11-2017 तक वैध है, के निलम्बन की संस्तुति की गई है । इस कार्यालय के पत्र संख्या-48 / लाइसेन्स 
कार्यवाही / 15, दिनांक 25-01-2016 के द्वारा उक्त लाइसेन्स धारक को पत्र भेजा गया था , उक्त पत्र के सम्बन्ध में 
लाइसेन्स धारक ने दिनांक 17-03-2016 को कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है । जिसमें 
लाइसेन्स धारक द्वारा अपनी गलती स्वीकार की है । 

अतः सुनवाई के उपरान्त श्री रणवीर सिंह रजवार पुत्र श्री कृपाल सिंह रजवार, निवासी ग्राम -नाल्ड बौंधार , 
भटवाडी, उत्तरकाशी को एक अवसर प्रदान करते हुए तथा जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के 
रूप में मैं , आनन्द कुमार जायसवाल , सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 
1988 की धारा -19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाइसेंस संख्या UK- 1020080002309, जो कि 
व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु दिनांक 04-11-2017 तक वैध है , को आज दिनांक 17-03-2016 से 16-06-2016 तक 
03 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ । उक्त अवधि में लाइसेंस निलम्बित अवस्था में कार्यालय में जमा रहेगा । 
उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा । 


आनन्द कुमार जायसवाल , 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

उत्तरकाशी । 
पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0 ) 19 हिन्दी गजट / 230 – भाग 1 - क -2016 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 मई, 2016 ई ० (बैशाख 17, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 

सूचना 
मेरे पुत्र आदि दयाल के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम त्रुटिवश तरुण दयाल व मेरी पत्नी 
का नाम श्रीमती शालू दयाल अंकित है । जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम तरुण कुमार गर्ग व पत्नी का नाम 
श्रीमती शालू गर्ग है । भविष्य में हमें इसी नाम से जाना जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 

तरुण कुमार गर्ग 
पुत्र श्री सुरेश कुमार गर्ग, 
निवासी 126 / 3 , पूर्वी अम्बर तालाब, 

रुड़की ( उत्तराखण्ड) । 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ०) 19 हिन्दी गजट / 230 – भाग 8-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


129 - ट 


